सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


) 


24 अग्रहायण , 1943 ( श ० ) 
15 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 619 राँची , बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
24 नवम्बर , 2021 


1 


संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .8059 -- जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती सुमन पाठक , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 101/20 , गृह जिला- पलामू ) की सेवा 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप 
निदेशक हिन्दी , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


O 


पद पर 


संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .8060 -- जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , गढ़वा के पद 
पदस्थापित श्री अमर कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 843/03 , गृह जिला- डाल्टेनगंज ) की 

( 
सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश 
तक उप सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


2 


> 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 15 दिसम्बर , 2021 
संख्या -3 / पद०-01 ( ग ) -04 / 2014 का .8061 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नीलाम्बर- पीताम्बरपुर 
( लेस्लीगंज ) पलामू के पद पर अधिसूचित श्रीमती सीमा दीपिका टोप्पो , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
375/20 , गृह जिला- गुमला ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए इन्हें 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


ii श्रीमती टोप्पो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2 , 1974 ) की धारा 20 के तहत् सिमडेगा 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 619 -- 50 


